पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगद / दुर्ग / 09 / 2012 - 2015. ” । 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 -05- 2001. " 


सत्यदेव को 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 298 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 2 जुलाई 2014 -- आषाढ़ 11, शक 1936 । 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2014 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ1- 33 / 2014/ 18. - - - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , नगर पालिक निगम, जगदलपुर ,जिला- बस्तर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा 
अवधारित करता है : 

जगदलपुर नगर पालिक निगम को 48 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है. 
2 . यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा. 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 
महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव वार्ड 
महाराजा विजयचंद्र भंजदेव वार्ड 
शिवमंदिर वार्ड 
भैरम देव वार्ड 
वीरसावरकर वार्ड 
सरदार भगतसिंह वार्ड 
सिविल लाईन वार्ड 
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड 
सदर वार्ड 
प्रताप देव वार्ड 
रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 
बालाजी वार्ड 
महारानी प्रफुल कुमारी देवी वार्ड 
मोतीलाल नेहरू वार्ड 
इंदिरा वार्ड 
रमैया वार्ड 


595 


5967 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


1 


. 


- 


दलपत सागर वार्ड 
| पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
मां दन्तेश्वरी वार्ड 


| डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
महात्मा गांधी नगर वार्ड 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


२0 


32 


- 


33 


34 


35 


गंगानगर वार्ड 
पं . जवाहरलाल नेहरू नगर वार्ड 
शांति नगर वार्ड 
मदर देरेसा वार्ड 
माता संतोषी वार्ड 
गुरू घासीदास वार्ड 
डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 
स्वामी विवेकानंद वार्ड 
| ठाकुर अनुकुलदेव वार्ड 
पं . सुन्दर लाल शर्मा वार्ड 
| राजीव गांधी 
संजय गांधी 
छत्रपति शिवाजी वार्ड 
गुरू गोविन्द्र सिंह वार्ड 
लोकमान्य तिलक वार्ड 
अटल विहारी वाजपेयी वार्ड 
डॉ . श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 
डॉ०अब्दुल कलाम वार्ड 
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
महेन्द्र कर्मा वार्ड 
बलीराग कश्यप वार्ड 
मदनमोहन मालवीय वार्ड 
शहीद गुण्डाधुर वार्ड 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
महाराणा प्रताप वार्ड 
कुशाभाउ ठाकरे वार्ड 


- 


- 


- 


nare 


43 


45 


- 


.. . 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


. 


596 ( 1 ) 


वार्ड नं0 - 01 महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव वार्ड 


उत्तर: - इन्द्रावती नदी की मध्यधार - 
पूर्व : - इन्द्रावती नदी की मध्यधार 
दक्षिण: - धरमपुरा के छोर में हुनमान मंदिर से प्रारम्भ होकर दलपत सागर के प्रवेश द्वार 

तक, लालबहादुर शास्त्री स्कूल के बगल से होते हुए इन्द्रावती नदी तक की सड़क 

वार्ड की सीमा होगी । 
पश्चिमः - हनुमान मंदिर से अटल बिहारी बाजपेई वार्ड की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कालीपुर 

की दक्षिणी सीमा तक | 
- वार्ड नं0 --02 महाराजा विजयचन्द्र भंजदेव वार्ड 


..": 


Anita 


. 


. : 


उत्तर 


पु 


" 


. 


L 


. 


Pास... 


उत्तर: - पुराना रायपुर रोड में लालबहादुर स्कूल के पास श्रीमती रत्नी बाई के मकान से 

प्रांरभ होकर नदी के मध्य धार तक | 
पूर्व : - महादेव घाट की खाई तक । 
दक्षिणः - रानीगदीया के दक्षिण कोना से रोटरी क्लब भवन होते हुए पावर हाउस चौंक होते 

हुए बाएं दिशा की ओर इन्द्रावती नदी के किनारे तक तथा यहां से महादेवघाट 

की खाई तक । 
पश्चिम: - रानीगदीया के दक्षिण कोने से प्रांरभ होकर शीतला माता मंदिर होते हुए श्रीमती 
रत्नी बाई के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी । 

वार्ड क्र0 – 03 शिवमंदिर वार्ड 
उत्तर: - . इंद्रावती नदी के नए पुल की ओर नदी के मध्य धार से राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्राम 

___ आसना के तिराहे तक की सड़क वार्ड . की सीमा होगी । 
पूर्व:- ग्राम आसना के तिराहे से रायपुर - जगदलपुर के पुराने मार्ग में नदी के मध्यधार में 

महादेवघा तक एवं कामक्षा मंदिर से प्रारम्भ होकर श्री रतनलाल जैन के म : : 

तक सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
दक्षिण: - श्री रतनलाल जैन के मकान से श्री कविनाथ पानीग्राही के मकान तक की सड़क 
. . वार्ड की सीमा होगी । . 
पश्चिमः - श्री कविनाथ के मकान से प्रारम्भ होकर बालातराई घेरा होते हुए डोकरीघाट के 

। दाहिने भाग होते हुए महादेव घाट के खाई तक 


596 (2) 


__ छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


वार्ड नं0 - 4 भैरमदेव वार्ड 


5 . . . उत्तर: - पावर हाउस रोड में श्री सोमनाथ पानीग्राही के मकान से कलेक्टर बंगला के पीछे .... .. . 

के हिस्से तक की सड़क वार्ड की उत्तरी सीमा बनाते हुए नदी के मध्यधार तक । 
पूर्व :- केन्द्रीय जेल की सीमा का सम्पूर्ण क्षेत्र । . 
- दक्षिण: - श्री सोमनाथ पाढ़ी के मकान से भंगाराम चौंक के पास श्री मोहन टेलर के मकान 
.. . .. . . होते हुए बाजू की गली में नाला तक वार्ड की सीमा होगी । 

पश्चिमः - श्री सोमनाथ पानीग्राही के मकान से श्री सोमनाथ पाढ़ी के मकान तक । 


वार्ड नं0 - 5 वीरसावरकर वार्ड 


उत्तर: - 


श्री दिलबागराय के मकान से प्रारम्भ होकर श्री पापाराव के मकान होते हुए नदी के । 


मध्यमार तक । 
पूर्व : - श्री बेनुधर के मकान से श्रीमती खाकदई के मकान तक वार्ड की सड़क सीमा होगी 
दक्षिण: - श्रीमती खाकदई के मकान से प्रांरभ होकर हिंगलाजिन माता मंदिर होते हुए श्री 

अनवर खान के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी । । 
पश्चिम :- श्री नंदनवार किराना स्टोर्स के पीछे केन्द्रीय जेल की उत्तरी - पूर्वी सीमा से होते 

हुए तथा श्री कुलेश्वर प्रसाद पानीग्राही के घर से होते हुए नदी के मध्यधार तक । 


वार्ड क्र0 - 6 सरदार भगतसिंह वार्ड 


A९ 


उत्तर: - श्री कार्तिक राम नाग के मकान से प्रांरभ होकर श्री विनोद ध्रुव के मकान तक 

सड़क वार्ड की सीमा होगी । । 
पूर्व : - श्री शिवप्रयाग सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर श्री गंगाराव साव के मकान से होते 

हुए कुम्हड़ा कोट आरक्षित वन क्षेत्र तक | 
दक्षिण: - श्री सोहन सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर श्री मल्लिक नाई के मकान तक वार्ड 

की सीमा होगी । 
पश्चिम: - श्री मल्लिक नाई के दुकान से श्री कार्तिक राम के मकान तक की सड़क वार्ड की 

सीमा होगी । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक ? जुलाई 2014 


596 ( 3 ) 


वार्ड क्र0 - 7 सिविल लाईन वार्ड 
उत्तर: - जेल चौक से दांये ओर पुलिस क्वाटर होते हुये भंगाराम चौक से प्यारे लाल गुप्ता 

का मकान का पीछा हिस्सा लेते हुये सोसन पालीन मंदिर होते हुये संतराम गली से 

मुमताज बेगम का मकान से होते हुये कुम्हडाकोट होते हुए राष्ट्रीय राज्यमार्ग तक । 
__ पूर्व :- राष्ट्रीय राज्यमार्ग कुम्हडाकोट से होते हुये नेहरूमंच रोड होते हुए बस्तर क्लब होते 

. हुए पुलिस पुराना जिम होते हुए निर्मल विद्यालय रोड झंकार टाकिज़ तक । . . . 
दक्षिण :- पुराना बस स्टैण्ड पुलिस थाना झंकार टाकिज तक । 
पश्चिम : - जेल चौक से पुराना बस स्टैण्ड तक । . . . 

वार्ड क्र0 - 08 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर: - आई0जी0 बंगला चौंक कपर स्थित चौंक से गौरव पथ के दायें साईड से कुलदीप 

भदोरिया के मकान से होते हुए लालबाग चौंक तक तथा लालबाग चौंक से गणपति 

रिसार्ड तक 
पूर्व :- गणपति रिसार्ड से सतसंग व्यास से होते हुए खेत क्षेत्र रिलाईन्स पेट्रोल पंप तक । 
दक्षिणः - रिलाईन्स पेट्रोल पंप से होकर एन0 एच0 43 को पार कर इन्द्रावती टाईल्स वाली 

गली में घुसकर गली के दायें साईड में स्थित गोपाल सिंह ठाकुर के मकान से 

होते हुए पुनः आई0जी0 बंगला के मकान के सामने स्थित चौंक तक | 
पश्चिमः - आई0जी0 बंगला के सामने स्थित चौंक | 

वार्ड क्र0 - 09 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 
उत्तर : - केन्द्रीय जेल चौक के सामने अधिक्षण यंत्री ( लो . नि. वि . ) से पंच रास्ता चौक होते हुए 

सुशील दास का मकान होते हुए बालाजी मंदिर होते हुए रोटरी भवन के सामने 
राजमहल का पिछवाडा घेरा तूफान गैरेज तक । 
गोलबाजार जय स्तंभ चौक से तिवारी बिल्डिंग से , ज्योति टाकिज रोड के बांये 
हिस्से होते हये दर्गा चौक होते हये रक्षित केन्द्र के सामने अधीक्षण यंत्री ( लो. नि . 

वि .) तक । 
दक्षिण : - नरेन्द्र टाकिज से इमाम बाडा होते हुए महावीर भवन के सामने मजिस्द घेरा होते 

हुए पोस्ट ऑफिस होते हुए विधायक जगदलपुर निवास होते हुये पुराना कोर्ट घेरा , 

संपूर्ण गोलबाजार जय स्तंभ चौक तक । 
पश्चिम : - तूफान गैरेज से वाहे गुरू होंडा शोरूम होते हुए नरेन्द्र टाकिज तक । 


पूर्व : 


59014) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


5904 
) 


वार्ड क्र0 - 10 सदर वार्ड 
उत्तरः सीरासार चौंक में श्री विजय कुजार जैन की दुकान से दुर्गाचौक होते हुए रक्षित . . 

आरक्षी केन्द्र के सामने स्थित शासकीय आवासीय भवन तक की सडक वार्ड की 

उत्तरी सीमा होगी । . . 
पूर्व : रक्षित आरक्षी केन्द्र के सामने स्थित शासकीय आवास भवन से स्टेट बैंक चौंक होते 

हुए जवाहर एजेंसी से होकर श्री प्रेमराज कोटड़िया के मकान तक की सड़क वार्ड 

की सीमा होगी । 
दक्षिणः - श्री प्रेमराज कोटड़िया के मकान से जैन मंदिर होते हुए श्री अशोक जैन के मकान 

तक वहां से श्री सुरेश मिश्रा के मकान होते हुए हाता ग्राउण्ड पार कर श्री 

हरखचंदर पारख के मकान तक | . 
५i : - श्री हरखचंद पारख के मकान से श्री उमेन्द्र पाम ोई मकान तक वहां से सदर 

प्राथमिक शाला होकर जे महेन्द्रकांत की दुकान से लेकर श्री विजय कुमार जैन की 
दुकान तक | 

वार्ड क्र0 11 प्रतापदेव वार्ड 
उत्तर : - · कुशल फर्नीचर जैन मंदिर रोड होते हुये पुतुललाल झा का मकान तक । 


N 


पूर्व : 


पुतुललाल झा का मकान केरला होटल रोड होते हुये मोना लॉज कोना तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : - 


। 


मोना लॉज से न्यू नरेन्द्र टॉकिज होते हुये पनामा चौक अश्वनी सरडे जी का 
मकान तक । 
शश्वनी सरडे जी के मकान होते हुये रैम्बो होटल गली दॉयी ओर हाता ग्राउंड 
जीत स्टोर से कुशल फीचर तक । 

वार्ड नं0 - 12 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 
मिश्नर कार्यालय के पीछे श्री दमन गुप्ता की सीमेंट दुकान से लेकर वृन्दावन 
कालोनी की ओर . श्रीमती सरोज चौहान के मकान तक । 

मती रारोज चौहान के मकान से दण्डकारण्य प्रेस के उत्तरी भाग में स्थित 
• क तक । 
ण्डकारण्य समाचार भवन ? उत्तर में स्थित चौक से प्रारम्भ होकर हाईवे 

ल प्रेस होकर प्रमोद किरान · से शिवमंदिर होते हुए तुलाराम के मकान होकर 
रंगा चोर के समीप श्री नन्द दास के मकान तक । 


. .. .. . छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 . . 


596 ( 5 ) 


. . 


... पश्चिमः -. . . तिरंगा चौंक के समीप श्री नन्दू . दास के मकान से हिंगलाजिन मंदिर होते हुए 

तिराहे में श्री मदन गुप्ता की सीमेंट दुकान तक | 


उत्तर: 
पूर्व : 


. 


. 


सराह 


दक्षिण: 


वार्ड नं0 - 13 बालाजी वार्ड 
अजीज खान ( सुविधा फर्नीचर ) मकान से स्टेट बैंक चौंक में संगम हॉटल तक | 
संगम हॉटल से कोठारी काम्पलेक्स होते हए शहीद पार्क के सामने वाले तिराहे 
तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
शहीद पार्क के सामने तिराहे से पशु चिकि सालय होते हुए श्री पवनशुक्ला 

काम्पलेक्स तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी ! 
___ शुक्ला काम्पलेक्स से केरला हॉटल होते हुए श्री अजीज खान के मकान तक 

की सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
___ वार्ड क्र0 - 14 महारानी प्रफुल कुमारी को वार्ड 


पश्चिम: 


उत्तर : चांदनी चौंक से दाएं साईड में कृषि उपज मंडी होते हुए कुम्हारपारा रोड के 

दाएं साईड में स्थित एफ0सी0आई0 गोदाम तक । 
पूर्व : - पूर्व में एफ0सी0आई0 गोदाम के दाएं ओर से होते हुए भागवत दास के घर 

तक । 
दक्षिण : - दक्षिण में पुनः भागवत दास के मकान से दाएं साईड में स्थित कृषि अभ्यांत्रिकी 

· कार्या होते हुए हिन्दसत प्रेस से कुछ गज दुरी में स्थित गीता रंगानी की डेली 

निडस की दुकान तक । 
पश्चिम : - पश्चिम में गीता रंगानी की दुकान से चांदनी चौक रोड के दाएं ओर में स्थित 
नगर निगम हाईस्कूल होते हुए पुनः चांदनी चौक चौराहां तक | .. 

। वार्ड क्र0 15 मोतीलाल नेहरू 
उत्तर : संजय मार्केट चौक पर स्थित हनुमान मंदिर से जैन स्वीट्स होते हुये महारानी . 

हॉस्पीटल की अंतिम दीवार तक । 
पूर्व:- महारानी हास्पिटल की दीवार के किनारे से पी . एच. ई. कार्या से होते हुये सुरी 

सेल्स (टायर दुकान ) तक । 
दक्षिण : 

सुरी सेल्स ( टायर ) दुकान से गुरूगोविन्द सिंह चौक पर स्थित शासकीय क्वाटर . . 

तक । 
— पश्चिम :- शासकीय क्वाटर से होते हुये पुनः हनुमान मंदिर तक । 


. 


596 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


उत्तर : - 


पूर्व : 


वार्ड क्र0 – 16 इंदिरा गांधी वार्ड 
जामा मस्जिद के सामने स्थित उद्यान के उत्तरी कोने से प्रारम्भ होकर मिताली : 
स्टोर्स चौक तक वार्ड की सड़क सीमा होगी । 
मिताली स्टोर्स चौक से संजय बाजार होते हुए श्री अग्रसेन चौक तक की 
सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
श्री अग्रसेन चौक से अनुपमा छबिगृह चौक तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी 
अनुपमा टॉकीज से प्रारम्भ होकर संजय बाजार के पश्चिम कोने तक तत्पश्चात 
से संदीप वेल्डिंग वर्कशॉप से जामा मस्जिद के सामने उद्यान की उत्तरी कोने 
तक सड़क की वार्ड की सीमा होगी । 

वार्ड क्र0 17 रम्मैया वार्ड 


दक्षिण: 


पश्चिम: 


उत्तर : - . 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


रामप्रसाद पटेल के मकान से सुलभ शौचालय तक । 
सुलभ शौचालय से कमल कुमार पानीग्राही के मकान तक । 
कमलकुमार पानीग्राही के मकान से जवाहर गुप्ता के मकान तक । 
जवाहरलाल गुप्ता के मकान से रामप्रसाद पटेल के मकान तक । 


वार्ड क्र0 18 दलपत सागर वार्ड 
निर्मल प्रसाद तिवारी के मकान से सदानंद माली के घर तक ! 
सदानंद माली के मकान से धरमपाल महावर के मकान तक । 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


धरमपाल महावर के मकान से जागेश्वर लाल नागे मकान तक । 


जागेश्वरलाल नागे के मकान से निर्मल प्रसाद तिवारी के मकान तक । 


उत्तर : 


... वार्ड क्र0 19 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
कन्हैया किराना दुकान से अनुपमा टॉकिज होते हुये महेन्द्र कर्मा के बंगला 
तक । 
महेन्द्र कर्मा के बंगला से गीदम रोड से शहीद गुण्डाधूर पार्क तक । 
शहीद गुण्डाधूर पार्क से भट्टी रोड में जायसवाल काम्पलेक्स होते हुये 
शिवमंदिर के सामने पाठ्य पुस्तक निगम का कोना तक । 
पाठ्य पुस्तक निगम का कोना से कन्हैया किराना दुकान तक ! 


पूर्व : 
दक्षिण : -- 


.. 


. 


- 


पश्चिम : 


- छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


596 ( 7) 


वार्ड क्र0 20 मॉ दंतेश्वरी वार्ड 


भोला झा के घर से विद्यासागर के मकान तक । 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


स्टार पेट्रोल पंप से भोला झा के मकान तक । 
पाण्डे के मकान से स्टार पेट्रोल पंप तक । 
विद्यासागर के मकान से पाण्डे के मकान तक । 


वार्ड क्र0 - 21 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


उत्तर: 


। 


पूर्व : 
दक्षिण: 


दंतेश्वरी वार्ड की दक्षिण सीमा तक खुला क्षेत्र । 
विद्या ज्योति स्कूल से पूर्व की ओर गुडविल ट्रेक्टर तक सम्पूर्ण दाहिना क्षेत्र । . . 
गुडविल ट्रेक्टर से महारानी लक्ष्मी बाई कन्या शाला कं0 02 एवं दक्षिण पूर्व में 
उदयकांत झा मिल से बहादुर गुड़ा मार्ग में लल्लन किराना होते हुये रेल्वे 
लाईन तक क्षेत्र । 
छत्रपति शिवाजी वार्ड की पूर्वी सीमा तक खुला कृषि क्षेत्र एवं परपा फारेस्ट 
नाका तक । 


पश्चिमः 


___ वार्ड क्र0 - 22 महात्मा गांधीनगर वार्ड 


उत्तर: 


पूर्व: 


दक्षिण: 


उत्तर में महात्मागांधी स्कूल से होते हुए गुरूगोंविद सिंह चौक की दांयी ओर 
स्थित मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना की दुकान क्र0 - 01 तक | 
पूर्व में मुख्यमंत्री योजना की दुकान से आर0के0 मार्बल होते हुए कोर्ट चौंक में 
स्थित भाजपा कार्यालय के बाजू की च्वाइस सेंटर दुकान तक । 
दक्षिण में च्वाईंस सेंटर से जिला पंचायत कार्यालय होते हुए अंतिम में अशोका 
हॉटल तक । 
अशोका हॉटल से दाये ओर चलते हुए गंगामुण्डा तालाब मेड़ से होते हुए मेड़ 
पर स्थित प्रपिल के छेड़ तक तथा पीपल के पेड से दांये ओर जाते हुए उत्तर 
में महात्म सीधी स्कूल तक । 


पश्चिमः 


.... 


ii. 


596 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


. . वार्ड क्र0 - 23 गंगानगर वार्ड 


उत्तर: 


पूर्व : 
दक्षिण: 
पश्चिम: 


श्री शीतल गुप्ता जी का हॉटल से प्रारम्भ होकर गीदम मार्ग में श्री हरिसन 
दास के मकान तक । 
श्री शीतल गुप्ता हॉटल से गंगामुण्डा तालाब का पार तक । 
गंगामुण्डा तालाब वार्ड की सीमा होगी । 
श्री हेरिसन दास के मकान से बहादुरगुड़ा मार्ग से पम्प हाउस होकर 
गंगामुण्डा तालाब तक | 


वार्ड क्र0 - 24 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर: 

उत्तर में फारेस्ट नर्सरी के पीछे वाली रेल्वे पटरी के दांये ओर र चलकर 

गंगामुण्डा तालाब मेंड होते हुए भुवनवति ठाकुर के मकान तक | 
पूर्व : भुवनवति ठाकुर के मकान से हरिहर शर्मा के मकान से मेटगुड पडक को 

पार कर गोलीराम के मकान होते हुए पंप हाउस तक 
दक्षिण: - . पंप हाउस से बोधघाट चौंक की ओर जाने वाली एन एच रोड · दांये में 

स्थित पान ठेला तक | 
पश्चिम : - . , पान ठेला से जवाहर नगर स्कूल होते हुए लक्ष्मण राव के मका से पुनः 

फारेस्ट नर्सरी तक । 


वार्ड क्र0 - 25 शांति नगर वार्ड 


उत्तर: 


पूर्व : 
दक्षिण: 
पश्चिम: 


प्रेमनाथा के मकान से सीताराम दुकान होते हुए एस0पी0 तिवार के मकान 
तक । 
एस०पी०तिवारी के मकान से पंप हाउस होते हुए रिखा लॉज तक : 
रिखा लॉज से बस स्टैण्ड होते हुए इसाई कब्रिस्तान तक । 
ईसाई कब्रिस्तान होते सुमित्रा बाग के मकान से दाये साईड होते हुए सुरेश 
चरण के मकान के सामने गली को पार कर वहां स्थित ज्वालासिंह के घर से 
होते हुए पुनः प्रेमनाथ के मकान तक 


- 


EM 
. 


. - in 


Entries 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


596 ( 9 ) 


वार्ड क्र0 - 26 मदर टेरेसा वार्ड . . . 


उत्तरः- - 


पूर्व : 
दक्षिण: 
पश्चिमः 


भागसिंह के मकान से सोमागली से हाउसिंग बोर्ड कालोनी के बीच से जाते 
हुए. चोपड़ा मील तक | 
चोपडा मील से सुलभ शौचालय से होते हुए फिरोज सीमेंट तक 
फिरोज सिमेन्ट से खंडेलवाल फर्निचर होते हुए दुर्गा मंदिर चौक तक । 
दुर्गा मंदिर चौक से होते हुए पुनः भागसिंह के मकान तक । 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिणः 


_ वार्ड क्र0 - 27 माता संतोषी वार्ड 
उत्तर में कुम्हारपारा रोड के दाए ओर स्थित शैलेन्द्र कुन्डु के मकान से होते 
हुए. डण्डामी माडिया चौंक तक । 
पूर्व में डण्डामी माडिया चौंक के दांये ओर से बाईपास रोड होते हुए ( अमिना 
बी अरूण रसीद) तक । 
अमिना बी ( अरूण रसीद ) के घर से दाएं साईड में स्थित अरूण त्रिपाठी के 
घर होते हुए डी0के0 परासर के मकान तक । . 
दण्डकारण्य रोड के दाएं ओर में स्थित डी0के0 परासर के मका । के होते हुए 
दाएं साईड में स्थित कुशवाहा के मकान तक तथा कुशवाहा , घर से 
पश्चिमी उत्तर की सी0सी0 सडक में खेतमल भूरड के मकान होते हुए 
बाबुलाल मकान से शैलेन्द्र कुन्डु के मकान तक । 


पश्चिम: 


वार्ड क्र0 - 28 गुरू घासीदास वार्ड 


उत्तर: जमाल मिल के पश्चिमी कोने से कोसा सेन्टर का पिछवाड़ा हो । 

धिरेन्द्रनाथ वैद्य के मकान होते हुए माता कालीमंदिर चौंक से होते हुए एयर पोर 

की दीवाल तकं । 
पूर्व :- एयर पोर्ट की उत्तरीय दीवाल । 
दक्षिण: एयरपोर्ट की उत्तरीय दीवाल से कुम्हरपारा तिराहा, मौसम कार्यालय होते हुए 

जमाल मिल के पश्चिमी कोने तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
पश्चिमः - जमाल मिल का पश्चिम कोना । 


596 ( 10 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


___ वार्ड क्र0 – 29 डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड 


उत्तर: तिरंगा चौक के पास में स्थित पाठक के मकान के घर से होते हुए दाएं ओर में 

कबीर चौक तक । 
पूर्व : कबीर चौंक दांये ओर से चंदन राठौर चाट वाले का घर से होते हुए शीतल गुप्ता 

के मकान तक । 
दक्षिण: - दांये ओर में स्थित शीतल गुप्ता के मकान से होते हुए कोसी थामस के घर तक । 
पश्चिम: - कोसी थामस के मकान से राजू आटो केयर की दुकान होते हुए पुनः तिरंगा चौक 

में स्थित पाठक के घर तक । 


___ वार्ड क्र0 - 30 स्वामी विवेकानंद वार्ड 


उत्तर: - एयरपोर्ट का सम्पूर्ण क्षेत्र । 
पूर्व : - श्री ईश्वर ड्रायवर के मकान से एयरपोर्ट की दीवाल तक | 
" दक्षिण:- श्री ईश्वर ड्रायवर के मकान से जैपुरिया हॉटल, श्री रामचन्द्र का मकान होकर श्री 

शेख महमूद के मकान तक | . 
पश्चिम - शेख महमूद के मकान से लेकर एयरपोर्ट तक | 

. . वार्ड क्र0 - 31 अनुकुल ठाकुर देव वार्ड 


- 


. उत्तर : - श्रीमती रयमती के मकान से श्री पदमसिंह का मकान होते हुए संतोष किराना 

स्टोर्स तक , वहां से होमगार्ड केम्प होते हुए वहां से करकापाल रेल्वे लाईन तक | 
पूर्व:- गोरिया बहार नाला । 
दक्षिण : - रेल्वे लाईन । 
पश्चिम: - आरक्षित वन क्षेत्र एवं पं० सुन्दरलाल शर्मा वार्ड की सीमा । । 


AAI 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


596 ( 11 ) 


वार्ड क्र0 - 32 पण्डित सुन्दरलाल शर्मा वार्ड . 


उत्तर: एयरपोर्ट के पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर शिवमंदिर होते हुए बोधघाट कालोनी 

में श्री शिरिस बेहरा के मकान से होते हुए श्री आर0सी0 खत्री के मकान तक , 

वहां से स्व० श्री पोला सिंह के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
पूर्व : - एयरपोर्ट की दक्षिण कोने से लेकर आरक्षित वन क्षेत्र होते हुए रेल्वे लाईन तक । 
दक्षिणः - रेल्वे लाईन । 
पश्चिम : - रेल्वे लाईन से प्रारंभ होकर हनुमान मंदिर के तिराहे. में स्व० श्री पोलासिंह मकान 

तक की सड़क वार्ड सीमा होगी । 


वार्ड क्र0 - 33 राजीव गांधी वार्ड 
उत्तर: - वीरसिंह के मकान से गुरूनानक स्टील फैक्ट्री होते हुए विमल एसोसियंट तक | 
पूर्व: विमल एसोसिएंट से राईस मिल के दांये साईड से टायर दुकान के बाजू गली में 

पुनः दाये साईड को लेते हुए बादल सरकार के घर होकर बीच में अजय सिंह 
. घर के आगे राजाराम सिंह ठाकुर के घर तक | 


दक्षिण: - राजाराम सिंह ठाकुर के घर से पास्टर पी0डी0 अब्राहम के घर से गुजरकर 

रामबति के मकान होते हुए वीर सिंह के मकान तक | 
पश्चिमः - . रेलवे स्टेशन से होते हुए पुन: मीना लांडरी तक | 


वार्ड क्र0 - 34 संजय गांधी वार्ड 
उत्तर: - : मीना लांडरी से बोधघाट थाना रोड के दाये ओर जाते हुए रोशन किराना स्टोर . . . 

तक । 
पूर्व : बोधघाट चौक में स्थित रोशन किराना स्टोर से सरगीपाल रोड के दांये ओर जाते . 

हुए रेलवे फाटक तक । 
दक्षिण : रेलवे फाटक से नगरपालिक निगम अंतिम छोर से होते हुए रेलवे स्टेशन तक । . 
पश्चिम: - रेलवे स्टेशन से होते पुन: मीना लांडरी तक । 


kirtant : IF 


ENTEYF STATE 


596 ( 12 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


वार्ड क्र0 - 35 छत्रपति शिवाज वार्ड - 


उत्तर : 
पूर्व : 


चित्रकोट रोड में मुख्य मार्ग पर विवेक राईस मिल से बजरंग राईल मिल तक 
बजरंग राईस मिल. के दक्षिण कोने से खुला की क्षेत्र होते हुए गीदम मार्ग में 
महारानी कन्या शाला कं0 02 एवं कब्रिस्तान के दक्षिण भाग के पीछे से होते हुए 


. 


. 


मुख्यमार्ग तक | 
दक्षिण: गीदम रोड कब्रिस्तान के दक्षिण भाग के पास से लेकर तेतरकुटी तिराहे में श्री 

प्रमोद के मकान तक की सड़क वार्ड की सीमा हंगी । 
.. परिम: - गीदम रोड मुख्य मार्ग पर स्थित तेतरकटी ति हे में श्री प्रमोद के मकान से 

सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे से होते हुए वेवेक राईस मिल तक वार्ड की 
सड़क वार्ड की सीमा होगी । 


वार्ड क्र0 - 36 गुरूगोविन्द सिंह वार्ड 


उत्तर : - हिरण वार के मकान कैलाश होटल से रूपा साइकिल दुकान तक । 
पूर्व : - रूपा साइकिल दुकान से पूर्व माध्यमिक शाला अघनपुर से कोरिन जप्पन के 

मकान तक । 
दक्षिण :- अशोक किराना दुकान के प्राणधर मकान से छोटेलाल की दुकान , जया पुजः । 

मकान तक । 
पा पुजारी मकान से गोपाल भारद्धाज के मकान से एल. आई. सी. जर्यालय से 
णवार के मकान तक । 


दार्ड क्र0 -- 37 लोकमान्य तिलक वार्ड 
र . - . ली नाव : से धरमपुरा क्रमांक 2, शंकर मंदिर उर्वशी पांडे के मकान तक । 

गुदी ज आई. सी . सडक होते हुये चम्पाबाई घर तक । 
पाथर शंका मंदिर तक । 
. र मंदिर . मुंडा होते हुरं रजत जयन्ती कंगोली बी.एम. कोल्ड स्टोर्स से 

ली नाका ( फ । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


596 ( 13 ) 


वार्ड क्र0 – 38 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 


उत्तर: - रेशम विभग कालोनी से निगम की सीमा होते हुये राममंदिर तक 
पूर्व : राममंदिर से आश्रम रोड होते हुयेहाल दिलाना दुक न क । 
दक्षिण: 

हाबुल किराना से पुरातत्व विभाग की सीमा ... । 
पश्चिमः - पुरातत्व विभाग की सीमा से एग्रीकल्चर कालोनी होते हुये रेशम विभाग तक । 

वार्ड क्र0 - 39 डॉ. श्यामाप्रसाद मरग वार्ड 


उत्तर : सनसिटी 80 फीट रोड का बायां क्षेत्र । 
पूर्व :- सनसीटी प्रवेश मार्ग का बांया क्षेत्र । 
दक्षिण : - जमाला मिल मार्ग । 
पश्चिम : - कर्मचारी भवन से जमाल मिल तक । 

वार्ड क्र0 - 40 डॉ . अब्दुल कलाम का . 


उत्तर: - श्रीमती त्रिपुरा तिवारी के मकान से श्री रूपधर के गकान होते हुए इन्द्रावती . . . . 

टाईल्स के दक्षिण कोने में राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर गोरिया बहार नाला तक । 
पूर्व :-- गोरिया बहार नाला : 
दक्षिण: गोरिया बहार नाला से राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर लुक्कड नर्सरी का सम्पूर्ण क्षेत्र . 

होते हुए श्री रमन के घर तक कि सड़क वार्ड की सीमा होगी । 
पश्चिमः-- एयरपोर्ट की उत्तरी दीवाल के कोने से श्री हेमाणी के खुली भुमि से श्रीमती 

त्रिपुरा तिवारी के मकान तक । 


वाई क्र0 41 चन्द्रशेखर आजाद 


. 


- 


उत्तर : 


- 


दक्षिण: 
पश्चिमः - 


सुभाष , न्द्र बोस स्कूल से लालबाग रोड होते हुए सीमा क्षेत्र । । 
पीपल देव मार्ग, महावीर सोसाइटी रोड, इंद्रावती टाइल्स से सीमा क्षेत्र । . 
जमाल मिल रोड पीपल देव मार्ग । 
सुभाष स्कूल, निर्मल विद्यालय गली, सनसीटी , सूर्य मंदिर होते हुए अटल 
आवास संम्पूर्ण क्षेत्र । 


596 ( 14 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


- 


वार्ड क्र0 42 महेन्द्र कर्मा वार्ड 
उत्तर :- · उत्तर में नूरमोहम्मद के घर से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान होते हुए काली 

बाड़ी रोड को पार कर मनोरंजन राय के घर तक । 
पूर्व : पूर्व में पुनः फूलचंद्र शारथी के मकान से रामदेव मंदिर के बाए गली से होते हुए 

नूरमोहम्मद के घर तक | 
दक्षिण: दक्षिण में राजेश थनथाराटे के मकान से सुरेश अरोडा का मकान होते हुए 

फूलचंद शारथी के घर तक । 
पश्चिम: पूर्व में मनोरंजन राय के घर से बंगीया समाज होते हुए काली बाडी रोड चौंक 

में स्थित कलावती पटनायक के घर से होते हुए राजेश थनथारटे के मकान तक 


वार्ड क्र0 43 बलीराम कश्यप वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


कृष्णा सोनी के मकान ( हाईवे चैनल रोड) से होते हुए तुसार क्रान्ति बोस के 
मकान तक तथा उत्तर - दक्षिण की ओर अयप्पा मंदिर रोड में स्थित तुसार 
क्रांति बोस के मकान से होते हुए उत्तर पूर्वी में साकेत कालोनी रोड में स्थित 
नगर निगम प्रतिक्षालय तक । 
नगरपालिक निगम प्रतिक्षालय ( बाई पास रोड ) से वेयर हाउस होते हुए साकेत 
कालोनी के दिवार की अंतिम छोर तक । 
, साकेत कालोनी की दिवार के अंतिम छोर से होते हुए बोधघाट चौक की ओर 
जाने वाली रोड के दॉए साईड में स्थित आकाशवाडी आवास परिसर तक | 
आकाशवाणी आवास परिसर (विपरा ) रोड के दाए साईड होते हुए कृष्णा सोनी 
के मकान तक । 

वार्ड क्र0 44. मदन मोहन मालवीय वार्ड 


दक्षिण: 


पश्चिम: 


वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : - . 


कलेक्ट्रेट रोड पर कोर्ट से मेथोडिस्क चर्च से कमिश्नर कार्यालय तक । 
कमिश्नर कार्यालय के पीछे पाठक दुकान होते हुए नीलमणि ( भूतपूर्व पार्षद ) कैं 
मकान तक । 
नीलमणि के मकान से हाउसिंग बोर्ड कालोनी के बीच से सोमागली से उर्मिला 
दयाल के घर से होते हुए राजश हाबिल तक | 
राजेश हाबिल के मकान से नगर निगम कार्यालय होते हुए पुनः कोर्ट तक | ! 


दक्षिण : 


पश्चिम : - 


. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जलाई 2014 


596 ( 15 ) 


वार्ड क्र0 45 शहीद गुण्डाधुर वार्ड 
उत्तर : - प्रिंस वेल्डिंग दकान से चौधरी सीमेन्ट होते हये अतिथि होटल तक । 
पूर्व : - अतिथि होटल से अर्जुन पाण्डे के मकान तक । 
दक्षिण : अर्जुन पाण्डे के मकान से गजानंद के घर से होते हुए निर्मला विला तक । 
पश्चिम : निर्मला विला के घर से होते हुए प्रिंस वेल्डिंग तक । 

.. वार्ड क्र0 46 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 
गंगामुंडा मेंड पर स्थित सोमारू राम के मकान से संजय मिश्रा के मकान से 

होते हुए ताराकान्त झा के मकान तक । । 
पूर्व : पूर्व में ताराकान्त झॉ के मकान से होते हुए संगीत विद्यालय तक । 
दक्षिण : संगीत विद्यालय से प्रभाकर शुक्ला का मकान से होते हुए मेटगुडा रोड में स्थित 

एस. एस.. भारद्धाज के मकान तक । 
पश्चिम : - पश्चिम में एस. एस. भारद्धाज के मकान से होते हुए सोमारू राम के मकान तक । 


उत्तर : 


वार्ड क्र0 47 महाराणा प्रताप वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण : - 


रजत जयंती डोंगरी से जैन किराना स्टोर होते हुए गीदम रोड में स्थित सी . एस . 
ई. बी. रेस्ट हाउस तक । 
गीदम रोड में सी . एस. ई . बी . रेस्ट हाउस से बालाजी कोल्ड स्टोरेज तक । 
बालाजी कोल्ड स्टोरेज के पीछे से खेत क्षेत्र होते हुए खपरा भट्टी तक । 
खपरा भट्टी से होते हुए पुनः रजत जयंती डोगरी तक । 

वार्ड क्र0 48 कुशाभाउ ठाकरे 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उत्तर : 


अटल आवास के पीछे से होते हुए क्रिडा परिसर से उमेश पानीग्राही के मकान 
तक । 


पूर्व : 


उमेश पानीग्राही के मकान से गणपति हास्टल होते हुए ग्रामीण बैंक तक । 


दक्षिण: 


ग्रामीण बैंक से चित्रकोट रोड पर स्थित ठाकुर किराना स्टोर तक । 
ठाकुर किराना दुकान से नेगीगुड़ा चौंक से होते हुए पुनः अटल आवास तक । . 


पश्चिमः - 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम . मिंज, उप - सचिव . 
रायपुर , दिनांक 2 जुलाई 2014 


क्रमांक एफ 1 - 33 / 2014/18. --- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1 
33 / 2014/ 18, दिनांक 02 - 07 - 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


.. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम. मिंज, उप - सचिव . 


596 ( 16 ) 


. 


. 


ENETG ETGUE , fealia 2 GMT 2014 


Raipur, the 2nd July 2014 


NOTIFICATION 


No . F 1 - 33 /2014 /18: — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of 
Section 29 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State 

Government, hereby determine the extent ofwards Nagar Nigam Jagdalpur,Distt .Bastar as 
jm per Schedule given below : 


IISCHEDULENI 


No . of Wards 


AN 


Name ofWards 
Mahraja Pravir Chandra Bhanjdev Ward 
Maharaja Vijay Chandra Banjdev Ward 

Shiv Mandir Ward 
Bairam dev ward 

veer Savarkar ward 
Sardar Bhagat Singh ward 

Civil line ward 
Lal Bahadur Shasti ward 
Netaji Subash Chandra Bose Ward 

Sadar Ward 

Pratap Dev ward 
• Ravindra nath tagore s Ward 

Balaji Ward 
Maharani Praful kumari Devi Ward . 

Nioti lal Nehru Ward 

Indira Ward 
Ramaiya Ward 


. 9 


10 
11 
12 


13 


14 


15 


16 


: 


1 . 7 


. 


. 


. 


. . . 


. . . . 


OTOWI Wont worla stau 


TAPTE T15142 , fania 2 CIS 2014 


596 ( 17 ) 


Dalpat Sagar Ward 
Pandit Dindayal Upadhaya Ward 


20 


21 


22 
23 
24 
25 . 
26 
27 
28 
29 


Maa Danteswari Ward 
Dr. Rajendra Prasad ward 
Mahatma Gandhi Nagar Ward 

Ganga Nagar ward 
Pandit Jawahar Lal Nehru Warda 

· Shanti Nagar Wars 
. . Mother Teresa ward . 

Maata Santoshi Ward 

Guru Ghansi Das ward 
Dr. Bhimrao Ambedkar Ward 

Swami vivekanand ward 

Thakur Anukul dev ward 
Pandit sunderlal sharma ward 


30 


31 


32 


33 
34 
35 


36 
37 


Rajiv GandhiWard 
Sanjay Gandhi Ward 
Chhatrapati Shivaji ward 
Guru Govindh Singh Ward 

Lokmanya Tilak Ward 

Atal Bihari Bajpai Ward 
Dr. Shyam Prasad Mukharji Ward 

Dr.Abdul Kalam Ward 
Chandra Shekhar Azad Ward 

Mahendra Karma Ward 


38 


39 


40 


41 
42 


43 


44 


45 


Balli Ram Kashyap Ward 
Madan Mohan Malviya Ward 

Shahid Gunda Dhur Ward 
Sardar Vallabh Bhai PatelWard 

Maharana Pratap Ward 
Kusha Bhau thakare Ward 


46 
47 . 


48 


596 ( 18 ) 


Efter 


T6793 , facies 2 FIAT 2014 


Ward No. - 1 Mahraja Pravir Chandra Bhanidev Ward 


North - 


. Middle stream of River Indravati. 


East - 


Middle stream of River Indravati. 


South - . 


End of Dhrampura Starting from Hnuman mandir to entrance 
of dalpat sagar, viaa beside lal bahadur shstri School till the 
limit road of Indrawati river. 
Starting from Hnuman mandir] via east limit of Atal Bihari 
Vajpayee ward till south of kalipur village . 


West - 


. 


Ward No . 2 - Maharaja Vijay Chandra Banidev Ward 


. North 


in the old Raipur Road . from Lal Bahadur School , starting 
from Smt. Ratni Bai s house till the middle stream of the river. 
Till the deep vale of Mahadev Ghat . 


. 


. 


. East 


. 


Till the deep vale of Mahadev Ghat. 


. . . 


. . South 


Starting from south corner of Rani Gadiya Via Rotary Club 
building Power House Chowk, until the left of Indravati river 
and deep . vale of Mahadev Ghat. 


West 


Strting froń South corner of Rani Gadiya via Sheetala Mandir 
up to smt. Ratni Bai s house road limit . 


Ward No . 3 Shiv Mandir Ward 


North 


East 


Form the Mid stream of New Bridge of Indravati River Via 
National highway up to limit three way path of Village Ashan . 
From three way path of village Ashna old road of Raipur - 
Jagdalpur up to the middle stream till Mahadev Ghat and 
starting from Kamasha Temple to residence of Ratan -Lal Jain 
s house to shri Kavinath panigrahi s house . 
The ward -limit extends from shri Ratan Lal jain s house to shri 
Kavinath panigrahi s house. 
Starting form shri Kavinath s shouse , via Balatrai premesis , 
right of Dökarighat till the deep vale of Mahadev Ghat. 


South " . 


West 


EGMARATG (1814a , faalit 2 TIMIŞ 2014 


596 ( 19 ) 


... 


Ward No . 4 Bairam dev ward 


North 


East 


South 


- West 


Form shri Somnath Panigrahi s house at the Power House 
road, to back side area of Collector s Bunglow s north at the 
-middle of river stream . . 
Whole area of Central Jail region . 
Form shri Somnath Padi s house to shri Mohan Tailor in 
Bangaram Chouk side lane (Gali ) upto the nala (canal) 
From Shri Somnath Panigrahi,s house to Shri Somnath Padi s 
house . 

Ward No. 5 veer Savarkar ward 
Starting from shri Dilbagh Rai s house via shri Papa Rao s 
Starting fro 
house to midstream of the river. 
Form shri Benudhar house to Smt. Khakdai s house limit. 


- . . 


. 


North 


. . . . . . East . 

South 


Starting form SmtKhakdai s house via Hinglagin Mata Mandir 
to shri Unwar Khan s house . 


West 


Behind Nandarwar Kirans Stores via Northeast limit of Central 
jail via shri Kuleshwar Prasad Panigrahi s house to midstream 
of the rever. 


Ward No . 6 Sardar Bhagat Singh ward 


North 


Starting from shri Kartik Ram Nag s house to shri Vinod 
Dhruw s house . 


East 


Starting from shri Shiv Prayag Singh s house via shri Ganga 
Ram Sao house upto Kumrakot Reserved forest area . 
Starting from shri Shiv Sôhan Singh s house upto shri Malik 
Nai s house . 


South 


West 


Starting from shri Malik Nai s Shop upto shri Kartik Ram s 
house road 


1 : 17 


17 


km 


590 ( 241 ). 


SAATTAA, FELIF.2 HTME 2018 


. 


: . * * .. . . 


Ward No . – 7 Civil line ward) 


North 


starting from corner of police line in collector residence chowk 
via bangaram chowk , shri habib bhudin s house , from behind 
police vahan karamashala to staright up to restriya raj marg. 


East- 


. 


rastriya rajmarg . . 


South 


starting from old municipal tax office via city police station up 
to jankar theater, later extending from via co -operative bank 
office - up to police gym , bastar club . right side oi garden upto 
aashiyana building front road going to wards rastriya rajmarg . 
starting from old niunicipal tax offici via P . W . D office up to 
corner of police Arakshi Kendra 


West 


Ward No - 8 Lal Bahadur Shasti vard 


North 


In front of IG bangle Chowk 9 (Lal bag maidan ) to north side 
way to kuldeep bhadoria s house to N . H . 43 


East - 


Ganpati Resort to satsang vyash to Relience petrol pump . 


South • 


In front of IG bangle (Gourav path ) south road line towaru 
Indrawati tiles to gopal singh thakur house acrose to N . H . 43 
upto Ganpati resort . 


West 


In front of I. G . bangla chowk. . . 


. 


. 


Ward No. - 9 Netaji Subash Chandra Bose Ward 


1 . 


Su 


$ 
4 


North behind portion of ra mahal from Vishnu gararge via balaji 

mandir , sand shri harendra das house on the right side up to 
i PWD office road . * 
East - . from old narendra theater via behind road damodar petrol 

21mm i 
pumó up to Vishnu gäräge # 124 ; 

10 . 


south - from old narendra theater via lunia comlex , mahavir bhavan , 

.. . up tahasiļdar office , post office , vidhayak niwas, up to gol 

bazaar chowk. From jiganath temple upto P .W .D office road. 
West- . . . upto E . E . P .W . D office : : 


TM 


d 


. 


SOFERIE KRUH, FeClifi2 m 2014 


596 ( 21 ) 


Ward No. 10 Sadar Ward 


North 


Starting from shri Vijay kumar Jain Shop in Sirasar Chowk via 
Duraga Chowk upto Government Quarter in front of Rakshit 
ArakshiKendra road. 
Starting from Government Qurter in front of Rakshit Arakshi 
Kendra . 


East 


South 


Starting from Shri Prem Raj Kotdiya house via Jain Mandir 
upto shri Ashok Jain s house from three via Mr. Suresh 
Mishra house , after Crossing the Ground upto shri Hark 
chadra Parekh s house . . 


West 


Starting from shri .Hark Chandra Parekh s house upto shri 
Umendra Pamboi s house via Sadar Primary School, from J. 
Mahendra Kant shop upto Shri Vijay Kumar Jain Shop . 

Ward No . - 11 Pratap Dev ward . 


North 


starting from shri devendra thakur shop via rainbow hotel 
ground wishvas sweet s kushul furniture mart upto putulal ojha 
house . 


East - 


strating from putulal ojha house upto mona lodge . 


South 


starting from nion lodge via new narendra theater passing 
beside prakash nia vacant plot, via shri prem lal shivhare 
house and basani lal bai house crossing the three way path 
up to aswani kumar sarade house . 


West 


starting from aswani sarade house to shri devendra thakur. 
nouse . 
Ward No. 12 Ravindra nath tagore s Ward 


North 


East 


South 


Starting from curi Madan Gupta s Cement Shop behing 
Commissioner office via Vrindvan Colony upto Smt. Saroj 
Chauhan s house . 
Starting from Smt Saroj Chauhan s house up to chowk in the 

north of Dandakaranya Press . 
.: Starting from Dandakaranya Samachar Press North Chowk 

via Highway Channel, Pramod kirana Shop , Shiv Mandir via 
Tula ram s House up to shri Nandu Das House in Tiranga 
Chowk . 
Starting from shri Nandu Das house in Tiranga Chowk via 
Hinglagin Mata Temple up to shri Madan Gupta s Cement 
Shop in three -path road . 


West 


596 ( 22) 


EIMATG TVA , facich 2 IMITS 2014 


North 


Ward No . 13 Balaji Ward 
Starting from shri Sziz Khan s (Suvidha Furniture ) house upto 
Sangam Hotal in Sangam Hotal in State Bank Chouk. 
Starting from Sangam Hotel via Kotari Complex, upto 
Shaheed Park three way path . 


East 


South 


Starting from three -way path of Shaheed Park via Animals 
Hospital upto shri Pawan Shukla Complex road . 


West 


Starting from shri Basant Rangari Vacant plot upto Forest 
Deparment Quarter in Chandhi Chowk . 


Ward No . - 14 Maharani Praful kumari Devi Ward 
North - Chandni chowk to krishi upaj mandi, kumahar para road south 

fhase line to F . C . I. godam . 


East - 


F . C .I . godam to Bhagwat Das house . 


South 


West 


Bhagwat das house to krishi7 Abyantriki office to Hindsath 
press to Geeta rangari daily needs shops . 
Geeta rangari house to Nagar Nigam High school upto 
Chandni chowk 

Ward No . - 15 Moti lal Nehru Ward 


North - 


Sanjay Market chowk to Hanuman Mandir to jain sweets to 
Maharani hospital boundary wall. 
Maharani hospital boundary wall P .H .E . office to suri sells tyre 
shops . 


East - 


South - 


Suri Sails shops to gurugovind Singh chowk 
quarter. 


upto Govt. 


West - 


Govt . Quarter upto Hanuman Mandir 


STRAITS THE, Feria 2 GTS 2014 


596 ( 23) 


Ward No . 16 Indira Ward , 


North 


Starting from garden in front of Jama Masjid north corner upto 
Mithali stores Chouk . 


East 


Startin from Mithali Stores via Sanjay Bazar upto Shri Agrasen 
Chowk road . 


South 


Starting from shri Agrasen chowk upto Anupama Theatre 
road . 


West 


Starting from Anupama Chowk via west corner of Sanjay 
Bazar via Sandeep Welding Workshop upto north corner of 
Jama Maszid road . 


Ward No . - 17 Ramaiya Ward 


Ngrth - 


Ram Prasad house upto sulabh . 


East - 


Sulabh to kamal kumar panigrahi house . 


South - 


Kamal kumar panigrahi house to Jawahar gupta. house . 


West - 1 


Jawahar house upto Ram Prasad house . 


Ward No. 18 Dalpat Sagar Ward 
Nirmal Prasad tiwari house to Sadanand malli house . . 


North - 


East - 


Sadanand malli house to Dharampal house . 


South - 


dharampal house to jageshwar nage house 


West 


jageshwar nage house upto nirmal Prasad tiwari house . 


Ward no . 19 Pandit Dindayal Upadhaya Ward 


in North - 


kanishya shop to anupama takij to mahendra kumar house . : 


a 


. East 


Mahindra kumar bangle to shaid gunda dhur park . 


South 


shaid gunda dhur park to jaiswal comlex shiv mandir opposite 
pathiya pustak nigam . 


West- 


. . pathiya pustak nigam kaniya kirana store . 


. 


. : 


596 ( 24 ) 


. . . . 


. , ; Ente TG9 , Pania 2 AS 2014 . 


Ward no. 20 Maa Danteswari Ward 
bhola jha house to vidya sagar house 


North 


East 


starting from star petrol pump to bhola jha house . 


South 


starting from pandey house to star petrol pump . 


West 


North 


starting from vidya sagar house upto pandey s house . 
starting from viaya say 

Ward No . 21Dr. Rajendra Prasad ward 
Oper area in the south of Dhanteswari ward . 
Starting from Vidya Jhothi School upto Goodwill Tractor Whole 
of the right side . 


East 


South 


Starting from Goodwill Tractor, Maharani Govt. Girls School 
02 [Vday Kanth Jha on the south east via Lalan Kirana Stores 
in BahadurGuda Marg upto Railway line area . 
East limit of Chatrapati Shivaji Ward oper Agricultural area 
upto Parpa Forest Naka . 
Ward NO . 22 Mahatma Gandhi Nagar Ward 


West 


North 


starting from mahatma scholl via guru govind singh chowk 
upto right side c .m shop s . 


East 


starting from c. 

m shop s via R .K Marbal upto B .J.P 
office (choice centre ). 
starting from choice centre via jila panchayat office to ashoka 
hotel. 


South 


West-" 


starting from ashoka hotel in right side via yanga munda talab 
via papal tree to mahatma Gandhi school. 


* Ward No. 23 Ganga Nagar ward 


North 


East 


: 


Starting from shri Sheetal Gupta Hotel upto shri Haricon Das 
hous in Geedam road . 
Starting from Shris Sheetal Gupta Hotel to other side road of 
Ganga Munda lake. 
Limits of Ganga Mund 
Staring from shri Herison Das house via Pump house in 
Bahadur Guda road upto Ganga Munda lake . 


South 
West 


. 


tis . 


. 


3 


te 


. 





- 


-. 


amorsig 


: 


TAI 116147 , faizi 2 ANS 2014 


596 ( 25 ) 


. 


www 


.. . 


--- 


. 


". North - 


starting 


East 


Ward No .: 24 Pandit Jawahar Lal Nehru Warda 

Y 
starting from in front of forest nursery railway line right side 
upto bhuvan wati thakur house. . 
starting from bhuvan thakur house via harihar Sharma house 
via matguda road crossing golliram house upto pump house 
chock . 
starting pump house via bhodghat chowk road way N .H 43 
road I right side upto pan thela . 


South 


West- 


· starting from jawhar nagar school via jankarroad house upto 

forest nursery . 


North 


East 


Ward No . – 25 Shanti Nagar Ward 
starting from nath house via sita ram dukan upto S.P Tiwari 
house . 
starting from S. P Tiwari house via pump house upto rekha 
lodge . 
starting from rekha lodge Christian kabristan . 
starting from Christian kabristan via sumitra bhag house in 
right way sureh charan house via jwala singh house upto prem 
nath house . 


South 


West 


Ward No . - 26 Mother Teresa ward 


North 


East 


starting from bhag sing house via soma galli via housing ,igoard 
collony upto chopra mill 
starting from chopra mill firoj cement 
starting from firoj cement via kandelwall furniture upto durga 
mindir 
durga mandir upto bhag sing house . . . 


South 


West 


596. 1. 26 ) . 


. 


MAPE TS792 , Fami , 2 TA 


2014 


. 


:: . 


Ward No . 27 Maata Santoshi Ward 


. . . . .. . " North - : : 
. . . is to res " . 


starting from kumhar para road via shailendra kundu house " . 
upto dandami:madiya chowk.: 

. 


East 


starting from dandamimadiya chowk via by pass road upto 
Anima Bi . (Arun Rashid ) house . . 


South 


starting from Anima Bi.( Arun Rashid ) via arun tripathi house 
upto D .K Parasar s house . 


West 


In dandkarniya road D . K Parasar s house via kushwaha 
house via Khatmal burad house upto babul al house to 
shailendra s kundu house . 


North 


Ward No , 28"Guru Ghảnsi Das ward 
Starting from west corner of Jamal Mill via backside of Kosa 
Center via shri Dhirendra Nath vid s house , vial Mata Kali 
Mandir Chowk up to wall of Airport . 


East 


North wall of Airport . 


South 


Starting from North wall of Airport via three -way path of 
Kumharpara Weather Report Office, upto west corner of 
· JamalMill road will be the ward limit. 


· West 


West corner of Jamal Mill. 


Ward no . 29 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward 


. 


. 


. 


. 


. 


North 


tiranga chowk via pathak house upto kabir 


starting from 
chowk. 


East 


starting from kabir via chandan rathore chat s house upto 
sheetal gupta s house . 


. 


West -. 


. starting from koshi Thomas house via raju auto care shop s to 

tiranga chowk (patak s house ). 


Ward No . 30 SwamiVivekanand ward 


North 


Whole area of Airport . 


East 


South 


Starting from shri Iswar Driver s house vią ( Jaipuriya House 
upto shri Sheik Mahamud s house is the ward limit. 
Strating from Shri Iswar Driver s house via Jaipuriya House 
upto shri Sheik Mahamud s house is the ward limit. 
Starting from shri Sheik Mahamud s house upto Airport :" , " 


West 


Unitora tiste , Parainen 2 Stat 2014 


596 ( 27 ) 


Ward No . 39 Thalys Amukulowane 


North 


. . . 


. 
East 
South 


. . . Starting from Smt. Raimati s house via shri. Padam Singh s . . . . . . . 

hoso upto Santosh Kirana Stores via Home Gard Camp upto . . . 
: Karkapal Railway line is the ward limit. . . 

Goriya Bahar Nala . 
Railway Line . 
Arkshit (Reserved ) Forest Area and Pandit Sunder Lal 
Sharma Ward is the limit. 


West 


: 


North 


. 


Ward No . 32 Pandit sunderlal sharma ward . . . . . 

Starting from west corner of airport via Shiv Mandir via shri 
Shrirish Behara s house in Bhodghat upto shri R . C . Khatri s 
nouse then continue upto shri Pola singh s house road limit . 


East 


Starting from south corner of airport , via Arakshit (Received ) 
Forest area upto Railway line . 


. 


. 


- -- - North 


South Railway Line. 
: West . Starting from Railway Line upto Mr. Pola Singh house near 

Hanuman Mandir in three- path way road. 
. Ward no . 33 Rájiv GandhiWard 

. . . onnerie 
starting from veer singh house to guru govindh steel factory 

via vimal associate . 
East starting from associate Rice meel to in back of tayer shop via 

· badal sarkar house , ajay singh house via upto Rajaram singh 

thakur s house . : 
. . South starting from raja ram thakur house to paster P .D Abrahim to 

Rambati houše upto verr singh house . 
West- . starting from railway station to meena laundry . 


. .. : Ben 


39 - ? free 35 : 


. . . . Slime 


596 ( 28 ) 


014 


. 


North - 

.. . 
East- * . 


Ward No:-34 Sanjay Gandhi Ward 
starting from laundry via bodighat police road to roshan kirana 
" store . . . . . 

pen. . - . : 
* starting from bôdghat.chowk via Roshan kirana store , sargipal 
road upto railway gate . 
starting from railway gate via nagar nigam seeria upto railway 
station . . 
starting from railway station upto meena laundry . 


South 


West 


Ward No . 35 Chhatrapati Shivaji ward 


North 


East 


Starting from Vivek Rice Mill on main road in Chitrakoot road 
upto Bajrang Rice Mill. 
Starting from south corner of Rajrang Rice Mill via oper 
Agricultural area. Va south of Mal arani Girls H . S . School- 2 in 
Geedam path via south of Kabrasthan (Graveyard ) upto Main 


road . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


South 


Starting from south corner of kabri isthan (Graveyard ) upto shri 
Pramod s house in thres path way of Thetakooti road limit. 


West 


Starting from shri Pramod s house situated in three path way 
of Thetarkooti in Geedam Main road via backside of Saraswati 
Shishu Mandir upto Vivek Raice Mill road liinit. 
Ward No .- 36 Guru Govindh Singh Ward 


North starting from kiran wear s house to kailash hotel upto cycle 

shop s . 
South starting from Ashok kirana shop . via Prandhar s house via 

chótelal s shop upio jaya pujari s house. 
West starting from jaya pujari house to gopal bhardwaj s house via 

LLC office upto hiran war house . men .. 

Ward NO .- 37 Lokmanya Tilak Ward * 
North - starting from palli 

-naka via dharampura No:-2 via sankár . 
mandir upto urwasshi pandey s house. 
East : starting from devi gudi.L. I. C road upto champa bai house. . 
South -* *** stârting from chan pa s house upto sankar mandir house. :. .. 
West starting from sankar mandir narmunda via rajat jainti kangoli 

Via B M cõld storage upto palli naka . 


UMRIT 19147 , feria 2 THIS 2014 


596 ( 29 ) 


VT 


.: Ward NO .- 38 Atal Bihari BajpaiWard 


North 


starting from resam office (nagar nigam seema) upto ram 
mandir 


East 


from ram mandir upto habul kirana store 


South 


from habul kirana store to puratatva office 


West 


from puratatva office via agriculture callory upto resam office 
nagar nigam seema. 


Ward No.- 39 Dr. Shyam Prasad Mukharji Ward 

left side of sun city road 80 feet road . 


North 


East 


from sun city entry gale to sardar Darshan singh road left side . 


South 


jamal meal road. 


West 


karamchari bhavan upto jamalmeal. 

Ward No.-40 Dr. Abdul Kalam Ward 


North 


starting from triwari house via rupdhar house to indrawati tiles 
to N . H -43 goriya bliar canel . 


East 


upto goriya bahar canel. 


South 


from goriya bahar canel to N .H . - 43 lukad nursery via raman 
house road ward seema. 


West 


airportboundary himadi plot upto smt. Tripura tiwari s house . 


Ward No.-41 Chandra Shekhar Azad Ward 


North 


starting " rom subhash Chandra boss school via lal bagh to 
seema area . 


East 


people dev margh via mahavir society road upto indrawati 
tile s last corner area . 


South 


in jamal meal road sardar darshan singh house upto people 
dev gali. 


West 


starting from subhash candra bose school via nirmal vidyalaya 
galli sun city surya mandir upto atal awas entre area . 


BAS !! !!Gyorgunbiatra N0 10.BIV 


596 ( 30 ) 


He troca, ferais 2 ans 2014 


Ward No . 42 Mahendra Karma Ward 


North 


starting from noor mohhamad house to kanker valley rastriya 
udyan via kaali badi upto manoranjan rai s house . 


East 


starting from phulchandra shastri house via ram dev mandir 
galli upto noor mohhmad house . 


South 


rajesh tantarate house via suresh arora house upto phul 
chand sharthi s house . 


West 


manoranjan rai house via bangai samajh in kalli badi road 
chowk kallawati , patnayak s house upto rajesh tantarate 
house . 


Ward No .-43 Balli Ram Kashyap Ward 


North 


starting from Krishna soni s . house (highway channel press ) 
via tusar kranti bose in north - southern side tusar kranti bose s 
house upto saketh colony (nagar nigam waiting room ) . 


East 


South 


nagar nigam waiting side to where house upto last corner of 
saket colony. 
from last corner of saket colony boundary via bodhgat chowk 
upto akashwani residence area . 
from akashwani residential area up to krishan soni s house . 


West 


Ward No.-44 Madan Mohan Malviya Ward 


North 


from court chowk methodis church upto commissioner office . 


East- 


. 


starting from infront of commsioner office via pathak house 
upto neelmadi house . 


South 


West 


neelmadi house via housing board collony via soma galli via 
urmilla house upto rajesh habil s house . 
from rajesh habil house to soñtosh john s house via C .M .O 
office via nagar nigam office upto court chowk . 
Ward No. -45 Shahid Gunda Dhur Ward 


North 


prince welding shop via choudhary cement upto athiti hotel. 


East 


from athiti hotel to pandey house . 


South - 


from arjun pandey via gajanan house to nirmala villa . 


West 


from nirmala villa to prince welding shop . 


E 


ING 776197 , facies 2 2014 


596 ( 31 ) 


Ward No . - 46 Sardar Vallabh Bhai Patel Ward 


North 


ganga munda pond ( sumaru ram s house ) via sanjay mishra 
upto tarakanth jha s house . 


East 


tarakant house to sangeet vidyalaya . 


South 


from sangeet vidyalaya via prabhakar shukala house via met 
guda S . S bharadwaj house . 


West 


from bharadwajh house upto samaruram house . 


Ward No.-47 Maharana Pratap Ward 


North 


from rajat jayanti dongri via jain kirana strore to geedam road 
C . S . E . B rest house . 
from geedam road C . S . E .B rest house upto balaji cold 
storage . 


East 


South 


from balaji cold storage upto khapra bhatti . 


West 


from kahpra bhatti upto rajat jayanti dongri. 


Ward No. -48 Kusha Bhau thakare Ward 


North 


from kalli pur atal awas via krida parisar upto umesh panigrhi 
house 


East 


umesh panigrhi house via gadpati hostel upto gramid bank . 


South 


from gramid bank upto thakur kirana store ( chitrcot road ). 


West 


from thakur kirana store (chitrcot road ) upto kalli pur atal awas . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

M . M . MINJ, Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगद द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


FF 


. 


.. 


「 


量, 


| 


。 


」 


| 


的 , 在中国的抗 


好 


